रजिस्ट्री सं० डी० 222 


REGISTERED No. D . 222 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


वं . 5 ] 
No. 8) 


नई दिल्ली, शनिवार , जनवरी 30, 1971 /माघ 10, 1892 
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 30, 1971/MAGHA 10 , 1892 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filled 

as a separate compilation , 


भाग II -- खण्ड 3 - उपखण्ड ( i ) 

PART II - Section 3 - Sub-section (i) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को 

छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये 
गये साधारण नियम (जिनमे साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम प्रादि सम्मिलित हैं ) । 


General Statutory Rules (including orders , bye-laws etc. of a general 

character ) issued by the Ministries of the Government of India ( other 
than the Ministry of Defence ) and by Central Authorities (other 
than the Administrations of Union Territories ) . 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi, the 12th January 1971 
G . S . R . 139 . In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution , the President hereby makes the following rules regulating 
the method of recruitment to the post of Director of Animal Husbandry in the 
Administration of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, namely : 

1 . Short title and Commencement. - ( 1 ) These rules may be called the Andar 
man and Nicobar Islands (Director of Animal Husbandry ) Recruitment Rules, 
1971 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette. 


( 297 ) 


208 THE GAZETTE OF INDIA ; JANUARY 30 , 1971/ MAGHA 10 , 1892 [ PART II - 


fed in celumpost, age limit ananothethor qualificatie 


2 . Number , Classification and scale of pay . The number of the post, its classi 
fication and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 
to 4 of the schedule hereto annexed . 

3. Method of recruitment, age limit and othor quallications. The method of 
recruitment to the said post , age limit and other matters connected therewith shall 
be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid . 
4 . Disqualification . — No person : 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having 

Bpouse ving; or 
( b ) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage , 

with any person shall be eligible for appointment to service : 
Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is 
permissible under the personal law applicable to such person and the other party 
to the marriage and there are other grounds for so doing , exempt any person 
from the operation of this rule . 

5 . Power to rolaz . Where the Central Government is of opinion that it is 
necessary or expedient so to do, it may , by order , for reasons to be recorded in 
writing and in consultation with the Union Public Service Commission , relax 
any of the provisions of these rules with respect to any class or category of 
persons . 


THE SCHEDULE 


Recruitment Rules for the post of Director of Arimal Husbandry under the Andaman and Nicobar Administration 


SEC 
. 
3 
( 
i 
) 
] 


Nume of Post No. Classif - 

of Pation 
Posts 


Scale of 
Pay 


Whe - Age for Ejucationaland other Whether Period of Method of 
ther direct qualifications requir - ] age and proba- rectt. whe- 
Selec - recruits ed for direct recruits educatio .l - tion if ther by di 
tion 

al que- any. rect recti , 
Post or 

lifications 

or by pro 
don - Se 

prescribed 

motion or 
lection 

for direct 

by deputa 
Post 

recruits 

tion / tras 
will ap 

fer and 
ply in the 

percentage 
case of 

of the va 
Promo 

cancies to 
tecs 

be filled by 
various 
methods. 


In case of Ifa Circums 
rectt . by pro - DPC tancesin 
motion /depa - exists , which 
tation /transfer , what U . P . S . C . 
grades from is its is to be 
which pro - compo - consulted 
motion /depu - sition . in making 
twion /trans 

recruit 
fer to be 

mcat 
made . 


ne- 
-- 


9 


10 


II 


12 


13 


THE 
GAZETTE 
OF 
INDIA 
: 
JANUARY 
30 
, 
1971 
/ 
MAGHA 
10 
. 
1892 
299 


I 


No. 


Director of 
AnimalHDS 
bandry 


2 
years 


General Rs. 700 Selec - 
Central 40 - 1100 - tion 
Servicel 50 /2 - 1250 
Cless I 
(Gazetted ) 


40 yers Essential : 
and be - ( 1 ) Degree in Vete 
low rinary Science of 
(Relax - any recognised 
able for University , and 
Govem - ( 2 ) Post- graduate 
ment degree in any 

branch of Veteri 
nary Science or Ani. 
mal Husbandry , and 

About 5 years ex 
parience in livestock 

development works , 
(Qualifications rela 

able at Commis 


- - 

- - - - 
By transfer Transfer on Class I As re 
on depu - deputation Depart - quired 
tation or of Promo mental under the 
promotion pion : Promo - Union 
failing which Officers of tion Public 
by direct the Central Commit - Service 
recruitment , Government ted Commis 
the selectin or the State 

sion (Er 
being made Governments 

emption 
in consol- with at least 

from Cope 
tation with 7 years service 

sultation ) 
the Union in posts in 

Regula 
Public Ser - the scale of 
vice Com - Rs. 350 - 900 

1958 . 
mission . or equivalent 


tions , 


300 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


sion s discretion in 
case of candidates 
otherwise well qua 

lified ) . 
Desirable : 
Ph . D . degreein any 
branch of Veteri 
rary Science or 
Animal Husbandry . 


and having 
exper . encein 
Livestock 
Development 
work ; Llye 
stock Off .cer 
ofthe Anda 
man and Ni 
cobar Ad 
ministration 
with 7 years 
service in 
grade will 
also be con 
sidered . If 
the Live 
stock Officer 
is selected 
for appoint 
ment to the 
post , it will 
be treated 
2 having 
been filled 
by proro 
tion , 
Period of de 
putation or 
dinarily not 
exceeding 3 
years ) . 


THEGAZETTEOFINDIA;JANUARY30,1971/MAGHA10,1892[PARTII 


No . 4 / 62 / 70 - ANL ] 
H . S . DUBEY , Dy. Secy . 


SEc . 3(1)] 


THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 30 , 1971 / MAGHA 10 , 1892 301 


गह मंगाल 

नई दिल्ली, 12 जनवरी , 1971 
जी० एस० प्रार . 39 . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन में 
पशुपालन के निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति के विनियमन के संबंध में एतदद्वारा निम्नलिखित 
नियम बनाते हैं, अर्थात् : 
( 1 ) संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ .--- ( 1 ) ये नियम मण्डमान और निकोबार द्वीप समूह 

( पशुपालन के निदेशक ) भर्ती नियम 1971 कहे जा सकेंगे । 
( 2 ) येनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख स लागू होंगे । 

( 2 ) संख्या,वर्गीकरण और वेतनमान .--- पथ की संख्या, इसका वर्गीकरण और इसका वेतन 
मान वही होगा जसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के कासम 2 से 4 में निर्दिष्ट है । 

) भर्ती की पदति, मायुसीमा और मम्य योग्यताएं. - - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , 
आयु सीमा और उससे संबंद्ध अन्य विषय वही होंगे जो कि उपर्युक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में निविष्ट 


( 4 ) अयोग्यताएं . -- ऐसा कोई भी व्यक्ति 
( क ) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधितः समझौता किया 

हो जिसकी पत्नी / पति जीवित हो , अथवा , 
( ख ) जिसने अपनी पत्नी / पति के जीवित रहते , ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या 

विवाह का विधितः समझौता किया हो , उक्त पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होगा । 
. परन्तु यषि केन्द्रीय सरकार इस बात से प्राश्वस्त हो कि ऐसे व्यक्ति पर , मीरविवाह करने वाले 
दूसरे पक्ष पर लाग होने वाले व्यक्तिगत नियमों के अंतर्गत इस तरह के विवाह की अनुमति दी जा सकती 
है. और ऐसा करने के दूसरे प्राधार भी हों , तो यह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट 
दे सकती है । 

( 5 ) छट देने की शक्ति .. - जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना पावश्यक तथा 
समीचीन हो , वह प्रादेश द्वारा, लिखितरूप से कारण देते हुए और संघ लोक सेवा प्रायोग के परामर्श 
से , किसी भी श्रेणी और वर्ग के व्यक्तियों के लिए इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से छूट दे सकती 


302 THB GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30, 1971 / MAGHA 10, 1892 [ PART II . 


- 


- 


- - 


- 


अंडमान व निकोबार प्रशासन के अंतर्गत पशु पालन के निदेशक 


वेतनमान 


पर का पदों की वर्गीकरण 
नाम संख्या 


प्रबरण सीधी भर्ती सीधी भी वासों के 
पप है। वालों के लिए लिये अपेक्षित शैक्ष 
या प्रायु सीमा णिक व अन्य योग्यताएं 
प्रावरण 


. . . 


1 


2 


3 


. . 


। 


पक्षु 
पालन 


सामान्य 
केन्द्रीय सेवा 
श्रेणी - 1 
( राजपत्रित 


40700 - प्रथरण 
40 - 1100 -- 
50/ 2 
1250 


40 वर्ष या 
उससे कम 
( सरकारी 
कर्मचारियों 
को छूट दी 
जा सकेगी ) 


अनिवार्य : 
( 1 ) किसी भी 
मान्यता प्राप्त विश्व 
पियालम से पशु 
पालन चिकित्सा 
विज्ञान में उपाधि , 


निदेशक 


( 2) पशु चिकित्सा 
विज्ञान या पशु 
पालम की किसी भी 
शाखाकी किसी भी 
शाखा में स्नातको 
तर उपाधि , 

और 
( 3 ) पशु-धन विकास 
संबंधी कार्य में 
लगभग 5 वर्ष का 

अनुभव । 
( उम्मीदवारों के 
अन्यथा योग्य होने 
की अवस्था में प्रायोग 


SEC. 3 (i )] 


THB GAZETTE OF INDIA: JANUARY 30, 1971 / MAGHA 10 , 1892 323 


के पद के लिए भर्ती नियम 


क्या सीधी परि - भर्ती की पति पदोन्नति प्रतिनियुक्ति मितिमा. परिस्थितियां 
भर्ती वालों के वीक्षा सीधी भर्ती या स्थानान्तरण से भी गीय पदों - जिनमें भर्ती 
लिए विहित काल , पदोन्नती द्वारा होने की स्थिति में पप म्नति समिति के संबंध में 
प्रायु तथा यदि या प्रतिनियुक्त क्रम जिनसे पदोन्नति हो तो उसका संष लोक 
सक्षणिक कोई स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति / स्था - गठन सेवा भायोग 
योग्यताएं . हो । और विभिन्न नान्तरण होना है । 

से परामर्श 
प्रोन्नति पतियों से भरे 

लिया जामेगा । 
व्यक्तियों के 

माने वाले रिक्त 
संबंध में लागू पदों का प्रतिशत 


होंगी । 


___ 


9 


10 


11 


12 


13 


- 


- 


- 


- 


- 


नहीं 


2 वर्ष प्रति नियुक्ति के 

प्राधार पर स्था . 
मान्तरण या 
पदोन्नति द्वारा 
मोर इसके न हो 
सकने पर सीधी 
भर्ती द्वारा, जिस 
स्थिति में प्रधरण 
संघ लोक सेवा 
आयोग के परामर्श 
से किया जायेगा । 


जैसा कि संघ 
लोक सेवा 
आयोग 
(परामर्श से 
छूट) विनि 
मम , 1958 
के अंतर्गत 
अपेक्षित । 


प्रतिनियुक्ति के प्राधार श्रेणी - 1 
पर स्थानान्तरण पा विभागीय 
पदोन्नति केन्द्रीय पदोन्नति 
सरकार या राज्य समिति 
सरकारों के प्रधि 
फारी जिन्होंने क . 
350 - 900 या उसके 
समकक्ष वेतनमान 
वाले पदों में कम से 
कम 7 वर्ष की सेवा 
की हो और जिन्हें 
पशु- धन विकास कार्य 
में अनुभव हो ; मेर 
मान व निकोबार 
प्रशासन के उन पशु 
धन अधिकारियों पर 
भी विचार किया 
जायेगा जिन्होंने इस 
वर्ग में 7 वर्ष की 
सेवा की हो । 
यदि इस पर नियुक्ति 
के लिये पशु- धन 


ROM THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 30, 1971 / MAGHA 10 , 1892 [PART II -- 


द्वारा योग्यतामों से 
संबंधित छूट दी 
आ सकती है ) 


वाचनीय 
पशु चिकित्सा विज्ञान 
या पशु -पालन की 
किसी भी शाखा में 
पी० ए० डी० की 
उपाधि । 


Sec . 3(1)] 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30 , 1971 /MAGHA 10 , 1892 305 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


अधिकारी को चुना 
जाता है तो इस पध 
को पदोन्नति द्वारा 
भरा गया समझा 
जायेगा । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि 
सामान्यत: 3 वर्ष 
से अधिक नहीं होगी । 


[ सं० 4/ 62 /10-ए०एम०एल०] 
एम० एस० दुबे , उप सचिव ।। 


CABINET SECRETARIAT 

(Departmeat of Pernomel) 

Neto Delti, tks ph January 1971 
G . S . R . 14 - In exerciscof the powers conferred by the proviso to articke 309 of the Constitution , the President hereby makes the folowing 
rules further to amend the National Academy of Administration (Office Establisbment Posts ) : Recruitment Rules , 1964 namely : 
1. ( 1) These rules may be called the National Academy ofAlginistration (Office Establishinent Posts ) Recruitment (Amendment) Rules, 1971, 

(2 ) They shall comeinto force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . In the Schedule to the National Academy of Administrsion (Office Establishment Posts ) Recruitment Rules, 1964 efter serial number 14 and the 

encies relating thereto , the following shall be inserted namely : 


3 


4 


5 


8 


9 


10 


II 


" 14 - A Carpenter 


Rs. 110 - 3 - 
131- 4 - 143 - 
EB - 4 - 155 


Two years . Direct Rec - Not Applia 

ruitment able . 


One General 

Central 
Service , 
Class III , 
Non -Gazet 
red Non 
Ministerial 


Not Between Practicalci - Not Appli : 
Applicable 21 — 30 years perience of cable 

the trade for 
at least 5 years 


306THEGAZETTEOFINDIA:JANUARY30,1971/MAGHA10,1892[PARTII 


( No. F . 32 /121/ 70 - AIS ( III).] 
B . NARASIMHAN , Under Secy . 


SEC. 3 (6 )] 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30, 1971/ MAGHA 10, 1892 307 


मंत्रिमंगल सचिवालय 

( लामिक विमाप ) 

नई दिल्ली , 4 जनवरी, 1971 
जी० एस० पार० 140:---- संविधान के अनुच्छे । 309 के परन्तुक पारा प्रवत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति , राष्ट्रीय प्रशासन मकादमी ( कार्यालय स्थापना पद ) मर्ती नियम , 1964 
में और संशोधन करने के लिये एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् :---- 
1. ( 1 ) इन नियमों को राष्ट्रीय प्रशासन मकादमी (कार्यालय स्थापना पब ) भर्ती संशोधन 

नियम, 1971 कहा जा सकेगा । 
( 2 ) मे मिपम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लोग होंगे । 

2. राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ( कार्यालय स्थापना पर ) भर्ती नियम , 1964 की अनुसूची 
में क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पाप निम्नलिखित प्रविष्टि जोडी जायेगी, अर्थात् : 


1 


2 


3 


____ 
567 


" 14 -क 


माई 


एक 


21 वर्ष से 
30 वर्ष तक 


सामान्य केन्द्रीय 
सेवा, श्रेणी III ) 
पराजपत्रित 
अननुसचिनीष 


रु . 110- लागू नही 
3 -- 131 - 4 - होता 
143 - 4 . 
रो० - 4 --165 


8 


9 


10 


11 


12 


दो वर्ष 


सीधी भर्ती लागू नहीं होता " 


व्यवसाय का कम से कम लागू नहीं 

5 वर्ष का व्यवहारिक होता 
म अनुभव 


[ सं० एफ० 32 / 121 /79- 10 मा० से० ( 3)] 

बी० नरसिंहन , अवर सचिव । 


380 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30 , 1971/MAGIIA 10 , 1892 


PART II 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING & WORKS HOUSING AND 

URBAN DEVELOPMENT 
(Department of Works, Housing & Urban Dovelopment ) 

New Delhi , the sth January 1971 
G . S. R . 141 . -- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 
of the Constitution , the President hereby makes the following rules further to 
amend the Town and Country Planning Organisation (Class III and IV posts ) 
Recruitment Rules , 1963 , namely :- 

. 
( 1) These rules may be called the Town and Country Planning Organisation 

(Class III and Class IV posts ) Recruitment ( Second Amendment) 

Rules , 1970. . . . 
( il ) They shall come into force on the date of their publication in the official 

Gazette . 
2 . In the schedule to the Town and Country Planning Organisation (Class III 
and Class IV posts ) Recruitment Rules , 1963 , the following proviso shall be in 
serted after Note i ( b ) under column 6 , against Sl. No. 3, relating to the post 
of Lower Division Clerk; namely :---. . 
" Provided that for the Arst two examinations to be held under this scheme, 

the upper age limit shall be relaxed upto 45 years ( 50 years in the 
case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes ) . " 


[ No . 4- 9 ( 3 ) 69 - UD .II.] 
P . PRABHAKAR RAO , Jt. Secy . 


स्वास्थ्य पार परिवार नियोजन तथा निर्माण, पावास और नगर विकास मंत्रालय 


1 


(निर्माण , मावास और मगर -विकास विभाग ) 

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1971 
जी० एस० प्रार . 141. -- संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति , नगर तथा ग्राम प्रायोजना संगठन ( श्रेणी iii और IV पद ) भर्ती 
नियम , 1963 का और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं , नामशः : ---- 

( i) ये नियम, नगर तथा ग्राम प्रायोजना संगठन ( श्रेणी III और IV पद (भर्ती), 

द्वितीय संशोधन ) नियम, 1970 कहे जाएँ । 
( ii ) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे । 

2. मगर और ग्राम प्रायोजना संगठन ( श्रेणी III पीर श्रेणी IV पद ) भर्ती नियम , 1963 की 
प्रसची में , निम्न श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित कम सं0 3 के सामने , कालम 6 के नीचे, नोट 
1 ( ख ) के बाद निम्न परस्तुक निविष्ट किया जाएगा , नामश : : --- 

" परन्तु इस योजना के अन्तर्गत होने वाली पहली वो परीक्षामों के लिये , बील दे कर माय 

की ऊपरी सीमा 45 वर्ष तक ( अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों 
के उम्मीदवारों के मामले में 50 वर्ष तक ) होगी । 

[ संख्या 4- 9 ( 3 )/ 69-५० सी० 

पं० प्रभाकर, संयुक्त सचिव । 


S 


- 


- - 


( Dopo 


SEC. 3 (i) ) THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30 , 1971/MAGHA 10 , 1892 309 
ESS . . . 

(Department of Health ) 

New Delhi, the 11th January 1971 
G . S . R . 142 . In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 
of the Constitution , the President hereby makes the following rules further to 
amend the Ministry of Health (Miscellaneous posts ) Rules , 1958 , namely » 

1. ( 1 ). These rules may be called the Ministry of Health (Miscellaneous posts ) 
Amendment Rules, 1971. 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette . 

2 . In Schedule I to the Ministry of Health (Miscellaneous posts ) Rules, 1958 , for 
the entries against items 2 , 4 , 6 and 7 , the following entries shall respectively be 
substituted , namely : 
(1) ítem 2 

Four 
( 11 ) Item 4 ; Rg. 110 -3- 131-4 - 155- EB -4 -175- 55180 . 
( ill) {tem : 23 - 30 years , 
( iv ) item 

: ( ) Essential : Possession of a valid driving 

licence for motor carg ; knowledge of motor 
mechanics and experience of driving a 

motor car for at least five years. 
( II) Desirable : A pass in 8th Standard . 

[No, F . 9 - 6 / 89 - E .G .) 
RAMESH BAHADUR , Under Secy. 


[ 


I 


MINISTRY OF FOOD , AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND 

CO -OPERATION 
( Department of Agrioulture ) 

New Delhi, the 15th December 1970 
G . S . R . 143 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 
of the Constitution , the President hereby makes the following rules further to 
amend the Ministry of Food and Agriculture ( Recruitment to Technical Non 
gazetted Class II and III posts ) Rules, 1959 , namely 

1 ( 1 ) These rules may be called the Ministry of Food and Agriculture (Recruit 
ment to Technical Non - gazetted Class II and III posts ) Fifth Amendment Rules , 
1970 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette . 

2 . In the Schedule to the Ministry of Food and Agriculture ( Recruitment to 
Technical Non - gazetted Class II and III posts ) Rules, 1959 , 


310 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30, 1971/MAGHA 10 , 1892 [PART II-_ 


: - 


. . . 


(1) under the heading " Class II Non - Gazetted Posts ”, after item 32 and the entries 


- - - - . - - 


- - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Rs. 
" 23 Senior Tech - One Geacrel 325 - 15 – Not ap - Not CX - - Essential : 
nical Aggle 

Central 475 - BB - plicable cceding (1) A degree in Agri 
tant (Agri Service 20 – 575 

Thirty cultural Mecbanical 
cultural Class II , 

years . Engineering of a 
implements .) Non 

(Relor recogpised Univer 
gazetted , 

able for sity or cuivalent. 
Non 

Govern - ( 11 ) About two years * 
ministerial. 

ment expericnce in design 
всryants ) ing manufacture , 

standardisation and 
popularisation of 
improved agricul 
tural implements , 
( Qual fications rc 
laxable at Com 
mission s discretion 
in case of condidatco 
otherwise 

well 

qualified ). 
(2 ) under the heading " Class III Non -gazetted Posts" , after item so and the entrics 


5 


6 


SI Progre88 

A99istent. 


Not ep - 
plicablc. 


Not ap - Not applicable 
plicable, 


Four General Rs. 150 - 10 
Central 250 - BB - 

10 - 290 
Class III , 15 – 320 . 
Non 
gazetted , 
Non 
ministerial. 


Sec. 3 (1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30 , 1971/MAGHA 10 1892 311 


relating thereto ,the following item and entries shall be inserted namely : 


+ - - - 


- - 


8 


9 


το 


II 


IZ 


13 


Not ap - 1 

plicable . 


Two 
years . 


Not applicable 


Direct 
rectait 
ment. 


Not ap - 
plicable 


As required : 
under the 
Union Pub 
lic Service 
Commission 
(Exemption 

from Con 
sultation ) 
Regulations, 


1958 , " 


relating thereto, the following item and entries sball be inserted , nemcly : 


8 


9 


10 


II 


12 


13 


Not ap . 
•plicable . 


Not op - 
plicable , 


Not appli 
cable , 


By depu - Deputation ; 

Not ap - 
tation 33 - 1 / 3 % Upper Division plicable . 

Clerk s of Central Sccretariat 
Clerical Service with three 
years service iothe grade and 
having thorough knowledge 
ofoffice routine and 66 - 2 / 3 % 
by deputation of Upper 
Diylsion Clerks belonging 
to the cadre of Directorate 
of Extension ( Subordinate 
office of the Department of 
Agriculture ) with three years 
service in the grade and 
having thorough knowledge 
of office routine. (Period 
of deputation 3 years ). 


( No.3 - 53 /69 - E . IV . ] 
P , K . MUKHERJI, Under Secy , 


312. THE GAZETTE OFINDIA : JANUARY 30 , 1971/ MAGHA 10 , 1892 [ PART II .-- 


माध, कृषि , सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय 

( कृषि विभाग ) 

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर , 1970 
जी० एस० मार० 143 : -- संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा खाद्य और कृषि मंत्रालय ( तकनीकी अराजपत्रित वर्ग 2 और 3 पदों 
पर भर्ती) नियम, 1959 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात :---- 

( 1 ) ये नियम खाय और कृषि मंत्रालय ( तकनीकी अराजपत्रित वर्ग 2 और 3 पदों 

पर भर्ती ) पांचवां संशोधन नियम , 1970 कहे जा सकेंगे । 
( 2 ) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवत होंगे । 

2. खाध और कृषि मंत्रालय ( तकनीकी अराजपत्रित वर्ग 2 और 3 पदों पर भर्ती) नियम , 
1959 की प्रमुसूची में , 


( 1 ) मघ 22 और सत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् “ वर्ग 2 पराजपत्रित पद " शीर्षक 


" 23 ज्येष्ठ तक - एक 
मीकी सहायक 
( कृषि उपकरण ) 


साधारण केन्द्रीय 325--15 - 475 - लागू तीस वर्ष से अनधिक 
सेवा वर्ग 2, २० रो० 20 महीं ( सरकारी सेवकों 
अराजपत्रित, 57560 होता के लिए शिथिल 
अननुसचिवीय 

की जा सकती 


Sec . 3 (1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30, 1971 /MAGHA 10 , 1892 313 


3 


के नीचे निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी , अर्थात् : 


8 9 


10 


11 12 


13 


मावश्यक 

लागू दो सीधी लागू लाग संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श 
( i ) मान्यता प्राप्त किसी नहीं वर्ष भर्ती नहीं नहीं : से छूट ) विनियम , 1950 के 
विश्वविद्यालय से कृषि यांत्रिक होता 

होता होता अधीन यथा अपेक्षित । 
इंजीनियरिंग में डिग्री या 
समतुल्य । 
( ii ) उन्नत कृषि उपकरणों 
की डिजाइन , विनिर्माण , 
मानकीकरण और लोकप्रिय 
बनाने का लगभग दो वर्ष का अनुभव : 
( अन्यथा सुप्रहित अभ्यर्थियों 
की दशा में पर्हताएं प्रायोग 
के विवेकानुसार शिथिल 
की जा सकती हैं ) 


IN THE GAZETTF OF INDIA : JANUARY 30, 1971/ MAGHA 10 , 1892 [ PART II 


( 2) मद 50 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात वर्ग 3 अराजपत्रित पद " शीर्षक के 


लाग नहीं 
होता 


प्रगति सहायक चार साधारण 150 - 10 - 250 - ८० रो० - लाग नहीं 

केन्द्रीय सेवा 10 - 290 - 15 - 320 होता 
वर्ग 3 अराज 
पत्नित , अन 
मुसचिवीय 


fec . 3 (1) ]. THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 30 , 1971 / MAGHA 10 , 1892315 


- --- 


- 


- 


- - 


नीचे निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : -- 


- 


- - 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


- - - 


- .. - . 


लागू 
नहीं 
होता 


लागू लाग लागू प्रति - प्रतिनियुनिस 

लागू 
नहीं नहीं नहीं नियुक्ति 33 1 / 3 प्रतिशत केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय नहीं 
होता होता होता द्वारा सेवा के उच्च श्रेणो लिपिक जिनकी उस ग्रेड में होता 

तीन वर्ष की सेवा हो और जिन्हें कार्यालय में नेभी 
कार्य का पूर्ण ज्ञान हो और 66 प्रतिशत विस्तार 
निदेशालय ( कृषि विभाग के प्रतीनस्थ कार्यालय ) 
के काडर के उच्च श्रेणी लिपिक की , जिन्होंने 
उस ग्रेड में तीन वर्ष सेवा की हो और जिन्हें 
कार्यालय में नेमी कार्य का पूर्ण ज्ञान हो 
प्रतिनियुक्ति द्वारा ( प्रतिनियुक्ति की कालावधि 
3 वर्ष ) 


[ सं० 3- 53 /69-स्थापना -4 ] 

पी० के० मुखर्जी, प्रवर सचिव । 


( Department of Agriculture ) 

New Delhi, the 21st December 1970 
G . S . R . 144. --In continuation of this Ministry s Nothication No . 34 - 3769 - E. E . II ., 
dated the 6th November , 1970, the President is pleased to re - designate the post 
of Project Manager , Central Sheep Breeding Farm , Hissar to that of Director , 
Central Sheep Breeding Farm , Hissar with effect from 4th December , 1970 

[ No. 34 -3 / 69 - E. E. II.] 
R . N . GUPTA , Under Secy . 


( कृषि विभाग ) 

नई दिल्ली , 21 दिसम्बर, 1970 
बी० एस० प्रार० 144.----राष्ट्रपति , इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 34- 3 /69 
बास स्थापना - 2, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के अनु क्रम में , परियोजना प्रबन्धक , केन्द्रीय भेड़ प्रजनन 
कार्म , हिसार के पद को 4 दिसम्बर , 1970 से निदेशक , केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार के नाम से 
पुनर्नामांकित करते है । 

[ संख्या 34- 3/ 69-बाह्य स्थापना - 2] 

नरेश गुप्ता, अवर सचिव । 


316 


THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 30 , 1971 / MAGHA 10, 1892 [PART 


- 


DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS 

___ ( P. & T . Board ) 

New Delhi, the 11th January 1971 
G . S . R . 145 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to artiolo 
309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amand 
the Posts and Telegraphs Department (Higher Selection Grade Monitors ) Recruit 
ment Rules , 1907, namely 

1. ( 1 ) These rules may be called the Posts and Telegraphs Department ( Higher 
Selection Grade Monitors ) Recruitment Amendment Rules, 1971 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Omotal 
Gazette . 

2 In the posts and Telegraphs Department ( Higher Selection Grade Monitors ) 
Recruitment Rules, 1967 , in the Schedule , for the entry in column 10 , the following 
entry shall be substituted , namely , 

" By Seniority 

L . S. G . Monitors , Observation Supervisors and Lady Welfare Supenin 
tendents - excluding Lady Welfare Superintendents of Telegraph 

Offices . 
By Selection 

For eligibility against selection quota , the L . S . G . Monitors , Observation 
Supervisors and Lady Welfare Superintendents - excluding Lady Wel . 
fare Superintendents of Telegraph Offices - should have put in not less 
than 10 years of service as such on the 1st January of the year of 
recruitment. " 

[ No. 104 - 1/ 86 - NCO.] 
T. V . BALASUBRAMANIAN, 
Asstt. Director General Manager (CTN ). 


( संचार विभाग ) 


14 


डाक -सार बोर्ड 

नई दिल्ली 11 जनवरी , 1971 
सा० का०नि० 145.----संविधान के अनुच्छेद 309 के १२ तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो ना 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतदद्वारा डाक -तार विभाग (उचतर चुनार पदाम मानिटरों ) की भर्ती 
नियमावली, 1967 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात :- - 
1. ( 1 ) ये नयम डाक-सार विभाग ( उच्चतर चुनाव पदक्रम मानिटरों) के भी 

संशोधन नियम , 1971 कहलाएंगे । 
( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से लागू होंगे । 

2. डाक - तार विभाग ( उच्चतर चुनाव पदक्रम मानिटर ) भर्तीनियम , 1967 की अनुसूची 
में कालम 10 में इन्दराजों के स्थान पर निम्नलिखित इन्दराज कर दिए जाएंग , अर्थात : 

" वरिष्ठता से 
निम्न चुनाव पदक्रम मानिटर,निरीक्षण पर्यवेक्षक , और महिला कल्याण अधीक्षक (सारखरों 
के महिला कल्याण अधीक्षकों को छोड़ कर ) । 


Soc . 3 (1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30 , 1971 /MAGHA 10 . 1892 317 


बनाव कोटे में पात्रता के लिए निम्न चुनाव पदक्रम के मानिटरों, निरीक्षण पर्यवेक्षकों और 
महिला कल्याण अधीक्षकों ने ( तारबरों के महिला कल्याण अधीक्षकों को छोड़ कर ) भर्ती के वर्ष की 
1 TT T 1 JT * T # F4F 109 T r actat arfET I" 

[ 64T 104/1/66- roeftesto ] 

टी०वी० बालसुब्रह्मण्यम , 
सहायक महानिदेशक ( एसp टी० एन० ) 

- - - - 
MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT 

(Transport Wing) 
Nero Delhi , the 7th January , 1971 


G . S . R . 146 . - The following draft of certain rulcs further to amend the Visakhapatara 
, Harbour Craft Rules, 1950 , which the Central Government proposes to make, in exercise of the 
powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 as of 1008 ) 
published , as tequired by sub - section ( 2 ) of the said section , for the information of all Derion 
likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft will be taken into considera 
tion on or after the 28th February, 1971. 

t . Any objections or suggestions which may be received from any person with tespect to the 
aald draft before the date so specified will be considered by the Central Government, 

DRAFT RULES 


I. These rules may be called the Vishakhapatnam 


Harbour Craft (Amendmcat) Rula 


1971 . 


no 


In rule 12 of the Visakhapatnam Harbour Craft Rulcs, 1950 (hercinafter called the mala 
rulon), for sub - rulc (3 ), the following sub - rule shall be substitutes , namely : 

" (3 ) The fees referred to in sub - rule (2 ) shall be calculated on the following scale ne 

mely : 

For every vessel the gross tondage of which does not exceed 10 
tons . . . . . 

75 . 00 
(H ) For every vessel the gross tonnage of which exceeds to tong but 
does not exceed 25 tons 

100 . 00 
( ) For every vessel the gross tonnage of which exceeds 28 tons but 
does not exceed 50 tong . . . . . . . 

125 . 00 
(i ) For every vessel the gross tonnage of which exceeds 50 tons but 
does not exceed 75 tons . . . . . . . . 

150 . 00 
(v ) For every vessel the gro98 tonnege of which exceeds 75 tons but 
does not excted 100 tons 

175 . 00 
( vi ) For cvery vessel the gro99 tonnage of which exceeds 1oo tons but 
does not exceed 300 tons . 

200 .00 
( # ) For every vessel the gross tonnage of which exceeds 300 tons but 
does not exceed 600 tong . . . , , , , , 

250 .00 
(vår) For every vessel the gross tonnage of which exceeds 600 tons but 
does not exceed 900 tons 

300 . 00 
( ix ) For cvery vessel the gross tonnage of which exceeds 900 tons but 
does not exceed 1200 tons . . . . . . 

350 .00 
( x ) For every vessel the grogg tonnage of which exceeds 1200 tons, for 
cvery 300 tons or part- thereof . . . . . . 

50 . 00 
( 2 ) For interin survey - " . . . . . . . . . 20 . 00 

per visit 
The above fees shall be in addition to the travelling expenses and overtime fees incurred in 
connection with these surveys." 


318 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30 , 1971 /MAGHA 10 , 1892 [ PART ) 


3. For rule 28 of the said rules , the following rulc shall be substituted , namely :-- 

" 28 FEES : 


The following fees shall be leviable for survey , registration , licensing and inspectiot 
of boats , catamarans , and power driven craft , plying for hire, namely : - 


Boats other 
than canoes 
and shocdhonies 


Canoes and 
shocdhonies 


Service rendered 


Catamarans 
plying for 

hire 


Power drivta 
craft / upto 
100 N . R . T . 


Rs. Pa, 


Rs. Ps. 


Rs. Ps. 


Rs . Po . 


1 ) For registration of boat 

on the first occasion . 


3.00 


1.50 


1 . 50 


1.50 


40 - 00 


(0 ) For cach gurvey and mea 

surement as required by 
the Harbour Rules 


8 . 00 


3: 00 


3 . 00 


. 


10 . 00 


(6 ) For granting an annual 

licence for one year ist 
April to 3186 March of 
next year or part of an 
official annual inspec 
don . . . . 


5 : 00 


I : 00 


. 


40.00 


40 . 00 


A fee of Re. 1 . 00 Is leviable for amending a licence or a register or for offecting & transfan of 
dience in favour of another owner . For the grant of a duplicate licence when the original is lost . 

hoid or rendered Illegible , a fee of Rs. I go in the case of boats and Re. 1 . 00 in the case of so 
ocd, shoedhonics and catamarans shall be levled ." 


In rule 29 of the said rulcs , for sub - rulc (3 ), the following sub - rule shall be substituted , 
namely : 

" - Any person who has served as master, serand, engineer or cpginc driver of a steam 

boat or motor- boat plying in the port for a period of 3 years on the 1st January, 1948 , 
and is not in possession of the certif cate of competercy required ur der ub -TVC ( 1) 
or sub -rule (2 ), as the case may be , may be granted by the Deputy Port Conservator 
and Harbour Master in the case of master or serang and by the Chief Mechanial 
Engineer in the case of engineer or engine - driver, without examination and on paymcat 
of the fece prescribed below , a certificate to the effect that he is, by reason of the 
having 80 served , competent to act as master, serang, engineer or engine driven 
board such steam -boat or motor - boat while plying in the port: 
First Class Master s Certificate . 

. . Rs. 20 .00 
Second Class Master s Certificate ] . . 

. . Rs . 19 .00 
Serang s Certificate . . . . . . . Rs. 10 . 00 
Engineer s or Motor Engineer s Certificate . . . Rs. 20 . 00 
First Class Engine-Driver s or First Class Motor Engine 
Driver s Certificate , . . . 

. . Rs. 15 .00 
Second Class Engine- Driver s or Second ClassMotor Engine 
Driver s Certificate . . . . . . . 

Rs. 10 . 00 
Engine Driver permit . . . . . . . Rs. 10 00 " 


[No. 17 - PG (7)/ 701 


Sae. 3(1) ] THE GAZETTE. OF INDIA: JANUARY 30 , 1971 / NMAGHA 10 , 1000 319 


पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन स्कंध ) 

नई दिल्ली , 7 जनवरी, 1971 
सा० का० नि० 146:-.--विशाखापट्टनम् बन्दरगाह यान नियम , 1950 में और मागे संबोधन 
करने के लिये कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारुप जिन्हें केन्द्रीय सरकार भारतीय पत्तन प्रधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 15 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए बनाने की प्रस्तावना करती है उक्त धारा को उपधारा ( 2 ) द्वारा यथा पेक्षित उन सभी 
शम्सियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है जिनका एतद्वारा प्रभावित होना संभाव्य है । 

और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप पर 28 फरवरी , 1971 को या उसके पश्चात् 
विचार किया जायेगा । 2 - उक्त प्रारुप की बाबत इस प्रकार विनिबिष्ट तारीख से पूर्व किसी व्यक्ति 
से जो प्राक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सकार द्वारा विचार किया जाएगा । 


प्रारूप नियम 


1 -- ये नियम विशाखापट्टन्म , बन्दरगाह यान (संशोधन ) नियम , 1971 कहे जा सकेंग । 

2 - -विशाखापट्टनम यान नियम , 1950 ( जिसे इसमें उसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) 
के नियम 12 के उपनियम ( 3 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया बायेगा , 
पति : 

“ ( 3 ) उप नियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट फीसें, निम्नलिखित मापमान पर संगठित की जायेंगी, 
अपात : 
(i) एसे हर जलयान के लिये जिसका कुल टन भार 10 टन से अधिक 75 . 00 7. 

नहीं है । 
( ii ) ऐसे हर गलयान के लिये जिसका कुल टन भार 10 टन से अधिक है किंतु 100. 00 - 

__ 25 टन से अधिक नहीं है । 
( iii ) ऐसे हर जलयान के लिये जिसका कुल टन भार 25 टन से अधिक है 125 . 001. 

किंतु 50 टन से अधिक नहीं है । 
( iv ) ऐसे हर जलयान के लियेजिसका कुल टन भार 50 टन से अधिक है किन्तु 150 . 00 २९ 

75 टन से अधिक नहीं है । 
( v ) ऐसे हर जलयान के लिये जिसका कुल टन भार 75 टन से अधिक हैं 175 . 00 16 

किंतु 100 टन से अधिक नहीं है । 
ऐसे हर जलयान के लिये जिसका कुल टन भार 100 टन से अधिक 200 . 00 २० 
है किंतु 300 टन से अधिक नहीं है । 
ऐसे हर जलयान के लिये जिसका कुल दन भार 100 टन से अधिक है 230 . 00 ३० 

किन्तु 600 टन से अधिक नहीं है । 
( viii ) ऐसे हर जलयान के लिये जिसका कुल टन भार 600 टन से आ 100 . 00 10 

किन्तु 900 टन से अधिक नहीं है । 


220TH GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30, 1971 / MAGHA 10 , 1892 


PART 


+ 


350 . 00 


( : ) ऐसे हर जलयान के लिये जिसका कुल टन भार 900 टन से अधिक 

है किन्तु 1200 टन से अधिक नहीं है । 
( x ) ऐसे हर जलपान के लिये जिसमाकुल टन भार 1200 टन से अधिक 

है, हर 300 टन या उसके भाग के लिये 
( xi ) अन्तरिम सर्वेक्षण के लिये 


50 . 00 


20 . 00 
प्रति परि 
पर्शन के 
लिये 


उपरोक्त फोस इन सर्वेक्षणों के संबंध म उपगत यात्रा भत्तों और प्रतिकालिक फीसों 
के अतिरिक्ति होगी । 


उक्त नियमों के नियम 28 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा , 


प्रर्थात : - -- 


28 फीसें : 


निम्नलिखित फोसें उन नौकाओं, कटमारनों , और शक्ति चालित यानों के जो किराये पर 
चलते हैं , सर्वेक्षण , रजिस्ट्रोकरण अनुज्ञापन और निरोक्षण के लिये उदग्रहणीय होगो अर्थात् : - - 


को गई 
सेवा 


डोंगियों और डोगियां और किराये पर 100 , एन० 
शुधोनिज से शुधोनीज पलने वाली प्रार०टी० 
भिन्न नौकाएं 

कटभारने तक के शक्ति 

चालित यान 


2 


3 


4 


5 


रु० पसे । रु० पैसे 


रु० पैसे 


रु . पैसे 


( 1) नौका के रजिस्ट्रीकरण के 

लिये , प्रथम बार 


5. 00 


1 . 50 


1. 50 


40 . 00 


( 2 ) बन्दरगाह नियमों के अधीन 

यथापेक्षित प्रत्येक सर्वे 
क्षण और माप के लिये 


8 . 00 


3 . 00 


- 


80 . 00 


( 3 ) एक वर्ष, प्रथम अप्रैल, से 31 मार्च 

तक या शासकीय वार्षिक 
निरीक्षण के भाग के लिए 
अनुशाप्ति की मंजर करने 
के लियं । 


5 . 00 


1 . 00 


- - 


40. 00 


Smc 3 ( )] 


THE GAZETTE OF INDIA ; JANUARY 30, 1971/MAGHA 10. 1892 21 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


किसी प्राप्ति या रजिस्टर में संशोधन करने के लिये या अज्ञप्ति के अन्तरण की किसी 

अन्य स्वामी के पक्ष में करने के लिय 1 . 00 रु० को फोस उदग्रहणीय है । जय 
मूल अनुशाप्ति खो जाय , गलत स्थान पर रख दी जाय या पढ़ा न जा सके तो ग्रनुज्ञप्ति 
को दूसरी प्रति मंजूर करने के लिये नौकानों की दशा, में 1 . 50 5 और डोंगियों , 

शधोनियों और कटमारनों की दशा में 100 रु की फीस उदारणीय होगी । 
4 --- उक्त नियमों के नियम 29 में , उपनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रति 
स्थापित किया जायगा, अर्थात् : 

13 ) किसी व्यक्ति को जिसने भाप नौका या मो . र नौका के , जा पत्तन में प्रथम जनवरी , 

1948 को तीन वर्ष को कालावधि के लिये चल रही है , मास्टर पौरग, इंजीनियर 
या इंजन ड्राइवर के रूप में सेवा की है और जिसके पास यथास्थिति उपनियम ( 1 ) 
या उपनियम ( 2 ) के अधीन अपेक्षित सक्षमता प्रमाण पत्र नहीं है, मास्टर या 
संरंग की घशा में उपत्तनसंरक्षक या बन्दरगाह मास्टर द्वारा प्रौर इंजीनियर 
या इंजिन ड्राइवर की दशा में मुख्य यांत्रिक इंजीनियर द्वारा परीक्षा के बिना और 
निम्न विहित फोस के संदाय पर इस प्रभाव का एक प्रमाण पत्र मंजर किया बा 
सकता है कि वह इस प्रकार सेवा करने के फलस्वरुप , ऐसी भाप नौका या मोटर 
नौका के बोर्ड पर जब वह पत्तन में चल रही हो , के मास्टर, से रग, इंजीनियर, 
या इंजिन ड्राइवर के रूप में कार्य करने के लिये सक्षम है : - - 


रुपय 


20 . 00 


15 . 00 
10 . 00 
20 . 00 


प्रथम श्रेणी मास्टर का प्रमाणपत्र 
द्वितीय श्रेणी मास्टर का प्रमाणपत्र 
सेंरंग का प्रमाणपत्र 
इंजीनियर या मोटर इंजीनियर का प्रमाणपत्र 
प्रथम श्रेणी इंजिन ड्राइवर का या प्रथम श्रेणो मोटर इंजिन ड्राइवर का 
प्रमाणपत्र 
द्वितीय श्रेणो इंजिन -ड्राइवर को या द्वितीय श्रेणी मोटर इंजिन ड्राइवर का 
प्रमाणपत्र 
इंजिन ड्राइवर अमुज्ञापन 


15 . . . 


10 . . . 
10. . . 


[ सं0 17- 

1ोजी. ( 2 ) / 701 


- 


New Delhi, the 12th January 1971 
G . 8 . R . 147.- - The following draft amendments to the Cochin Harbour Craft 
Rules , 1947 , published with the notification of the Government of India in the late 
Department of Transport No. 11- P ( 63 ) / 41 , dated the 11th August, 147 , which the 
Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by 
clause ( k ) of sub- section ( 1 ) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 ( 15 of 
1908 ), is hereby published , as required by sub - section ( 2 ) of the said section , for 
the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby 
given that the draft will be taken into consideration on or after the 28th February , 
1971 . 


34 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30 , 1971 /MAOHA 18 , 1892 ( PART 


2. Any objection or suggestion which may be received from any person with 
respect to the said draft before the date above specifled will be considered by the 
Central Government. 

Draft Amendment 
1. These rules may be called the Cochin Harbour Cratt ( Amendment ) Rules , 
17 

2 In rule 28 of the Cochin Harbour Craft Rules, 1947, the following Note about 
be added at the end , namely : 
" NOTI. - - A surcharge of 10 per cent on the rates specified above shall also 
be payable ," 

INo. F . S - PG ( 17) / 70 -T.I 


नई दिल्ली , 12 जनवरी, 1971 
साका०नि० . . 147 . . . भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन विभाग की अधिसूचना 
संख्या 11 - पी ( 63) / 41 तारीख 11 - 8 - 1947 के साथ प्रकाशित कोचीन बन्दरगाह मान प्रषि 
नियम , 1947, मे निम्नलिखित प्रारूप संशोधन , जिन्हें केन्द्रीय सरकार मारतीय पोत्र 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 15 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ट ) द्वारा प्रदत्त 
खक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है , उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा यथा 
अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनका तदद्वारा प्रभावित होना संभावित है , 
एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्ररूप पर 28 फरवरी , 
1971 को या इसके पश्चात विचार किया जाएगा । 

__ उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से ऐसी विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व जो पाक्षेप या सुझाग 
प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 


प्रारूप संशोषम 
1. ये नियम कोचीन बन्दरगाह यान ( संशोधन ) नियम , 1971 कहे जा सकेंगे । 

2. कोचीन बन्दरगाह यान नियम , 1947 के नियम 28 के अन्त में निम्नलिखित टिप्पन 
जोर दिया जाएगा , अर्थात : - - 
3. टिप्पण : उपरोक्त विनिर्दिष्ट दरों पर 10 प्रतिशत का अधिमार भी संदेय होगा । 

[ संख्या फा० 6 – पी० जी ( 17)/ 70- 1] 


G . S . R . 148 . ---In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of section 
33 of the Indian Ports Act, 1908 ( 15 of 1908 ) , the Central Government hereby 
makes, with effect from the expiration of sixty days trom the date of publication 
of this notification in the Official Gazette , the following alterations in the Firet 
Schedule to the said Act , narmely : -- 

In Part II of the First Schedule to the said Act, in the entries relating to tho 
Port of Cochin , in the third column, in entries ( a ) and ( b ) , for the words " eighty 
paise ", the words " ninety paise " shall be substituted. 

No. 7 . 6- FGC177ma - LI 


. 


" 


She . 3(i)] THE GAZETTE. OF INDIA: JANUARY 30 , 1971/ MAJHA 10 , 18m 323 


- - .... 


-- - - - 


- - - 

. . . . 


- - - 


- 


- 


- 


साका०मि . 148 . - - भारतीय पोत अधिनियम , 1908 ( 1908 का 15 ) की धारा 
39 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा इस अधि 
सूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से साठ दिन के पर्यवसान से उक्त अधिनियम 
की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन करती है , अर्थात : - - 

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ( 2 ) में कोचीन पोत स सम्बान्धत प्रविष्टियों 
में तीसरे स्तम्भ में ( क ) और ( ख ) प्रविष्टियों में " अस्सी पैसे शब्दों के स्थान पर “नब्बे पैरे. " शम्ब 
प्रति स्थापित किए जाएंगे । 

[सं० फा० 6 -पी जो ( 17 )/70-11 ] 


G . S. R. 149. - -In exercise of the powers conferred by section 38 , and sub- section 
( 1 ) of section 35 , of the Indian Ports Act, 1908 ( 15 of 1908 ) , the Central Govern 
ment hereby makes the following rules further to amend the Port of Cochta 
( Port Dues and other Charges ) Rules , 1958, published with the notification of the 
Government of India in the late Ministry of Transport and Communications 
Department of Transport ( Transport Wing ) No. G . S. R. 886, dated the 4th August, 
1858, namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Port of Cochin (Pory Dues and Other 
Charges ) Amendment Rules , 1971 . 

( 2 ) Clause ( 1) of rule 2 shall come into force on the expiration of sixty days 
from the date of publication of these rules in the Official Gazette , and the 
remaining provisions of these rules shall come into force on the date of their publi 
oatian in the Oficial Gazette , 

2. In the Schedule to the Port of Cochin ( Port Dues and other Charges ) Rules, 
1836 , 
(1) under the heading " Section I - Port Dues ", the existing " N. B. " shall be 

numbered as " Note 2" and before " Note 2 " as $ 0 numbered , the 

following Note shall be inserted, namely : 
" Note I.- - A surcharge of 10 per cent on the rates specified above shall 

also be levied ." ; 
( ii ) under " Section IT _ Fees tor Pilotage and other Attendant Services ", 

the existing " N . B ." before the words " A surcharge of" , the following 

shall be inserted , namely : --- 
" A surcharge of 10 per cent on the rates specified above shall also be pay 

able by all vessels." ; 
( iii ) under " Section III - Berth Hired in the existing " N , B . " before the words 

__ " A surcharge of " , the following words shall be inserted , namely : 
" A surcharge of 10 per cent on the rates specified above shall also be 
payable by all vessels ." 

[ No. F . 6 - PG (17) / 70 - IIL ] 
K. L. GUPTA, Under Secy . 


सा० का०नि० 149. - --भारतीय पोत अधिनियम 1908 ( 1901 का 15 ) की धारा 33, 
और धारा , 35 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
बारा भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन और संचार मंत्रालय , परिवहन विभाग ( परिवहन स्कंध ) 
की अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 686 तारीख 4 अगस्त , 1958 में के साथ प्रकाशित कोचीन 
पोत ( पोत देय और अन्य प्रभार ) नियम , 1958 और प्रामे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित 
नियम बनाती है अर्थात : - - 

1. ( 1 ) ये नियम कोचीन पोत ( पोत देय और अन्य प्रभार ) संशोधन नियम , 19718 
कहे जा सकेंगे । 


324 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30 , 1971/MAGHA 10, 1892 (PAR X 


( 2 ) नियम 2 का खंड ( 1 ) इन नियमों के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख 
से साठ दिन के पर्यवसान पर प्रवत्त होगा और इन नियमों के शेष उपबंध शासकीय राजपत्र में प्रका 
शन की तारीख को प्रवत्त होंगे 

2. कोचीन पोत ( पोत देय और अन्य प्रभार) नियम 1958 की अनुसूची में , 
( 1 ) " खंड ( 1 ) - - पोत देय " शीर्षक के अन्तर्गत विद्यमान " ध्यान दीजिए " की संख्या 

"टिप्पण , 2 " होगा और “ ध्यान दीजिए 2 " और इस प्रकार सांख्यांकित किए गए , 
टिप्पण "ध्यान दीजिए2 " से पूर्व निम्नलिखित टिप्पण अन्त स्थापित किया जायेगा 
अर्थात् : 


"टिप्पण 1 " : उपरोक्त विनिर्दिष्ट दरों पर 10 प्रतिशत का अधिकार की उद् 

ग्रहीत किया जाएगा । 
( 2 ) " खंड 11 कानिहारी और अन्य परिचायक सेवाओं के लिये फीस के अन्तर्गत 

विद्यमान " "ध्यान दीजिए ", मैं का अधिभार शब्दों से पूर्व निम्नलिखित अन्तस्थापित 
किया जाएगा अर्थात् - 
" उपरोक्त विनिर्दिष्ट दरों पर 10 प्रतिशत का अधिभार भी सभी जलयानों द्वारा 

संदेय होगा " 
( 3 ) " खंड 3 -1 ॥ घाट भाड़ा के अन्तर्गत विद्यमान "ध्यान बीजिए " मैं का अधिभार " 

शब्दों से पूर्व निम्नलिखित शब्द अन्तस्थापित किए जायेंगे , अर्थात् : - - 
" उपरोक्त विनिदिएट दरों पर 10 प्रतिशत का अधिभार भी सभी जलयानों द्वारा 
संदेय होगा " 

[ सं० फा० 6 - पी जी ( 17 ) / 70 - III ] 


के० एल० गुप्ता , अवर सचिव । 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(Rallway Board ) 

New Delhi, the 6th January 1971 
G . S. R . 150. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
30 % of the Constitution , the President hereby makes the following rules further 
to amend the Indian Railway Service of Mechanical Engineers Recruitment Rules, 
1988 published with the notification of the Government of India in the Ministry 
ot Railways ( Railway Board ) No . G . S . R . 1957 , dated the 9th November , 1988 , 
Tamely : 

1. ( 1) These rules may be called the Indian Railway Service of Mechanical 
Engineers Recruitment ( Amendment ) Rules, 1970. 

(2 ) They shall come into force with effect from the 24th October, 1970 . 

2. In the Indian Railway Service of Mechanical Engineers Recruitment Rules, 
1068 , for rule 22 , the following shall be substituted, namely : 

" 22. Disqualification - No person, 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having 

__ _ a spouse living , or 


SEC. 3 (i)] THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30 , 1971 / MAGHA 10 , 1892 335 


b ) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marttage 

with any person , 
shab bh eligible for appointment to the said posts : 
Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage 

is permissible under the personal law applicable to such person and 
the other party to the marriage and there are other party to the 
marriage and there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule ," 

[ No. 70- E ( GR) I/ 20 / 1.] 
C. S. PARAMESWARAN, Sear . 


रेल मंत्रालय 

(रेलवे बोर्ड ) 

नई दिल्ली , 6 जनवरी, 1971 
___ साका०नि० 150 :... विधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतदद्वारा भारतीय रेल सेवा यांत्रिक इंजीनियर भर्ती नियम , 1968 में , 
जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना स० सा० का नि० 1937 
सारीख 9 नवम्बर , 1968 के साथ प्रकाशित हुए हैं , और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाते हैं : - - 

1. ( 1 ) ये नियम भारतीय रेल सेवा यांत्रिक इंजीनियर भर्ती ( संशोधन ) नियम , 

_ 1970 कहे जा सकेंगे । 
( 2) ये 24 अक्तूबर, 1970 से प्रवृत्त होंगे । 

2. भारतीय रेल सेवा यांत्रिक इंजीनियर भर्ती नियम , 1968 के नियम 22 के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थात : --- 

" 22 अनर्हता ---कोई व्यक्ति , - - 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह करने की संविदा की हो 

जिसकी एक पत्नी /जिसका एक पति जीवित हो , अथवा 
( ख ) जिसने एक पत्नी / पति के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो 

अथवा विवाह करने की सविदा की हो , 
कथित पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा विवाह एस व्यक्ति पर विवाह 
के अन्य पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मोनूर है , 
तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है । 


70-ई ( जी पार ) 1/ 20/1 ] 
सी० एस० परमेश्वरन , सचिव । . 


126 


THE GAZETTE OF INDIA ; JANUARY 30 , 1971 /MAGHA 10 , 1892 [ PART II 


. 


- 


- 


. .. 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


MINISTRY OF FINANCE 


(Bureau of Pubil . Entorpidges ) 


New Delhi , the 14th Jonuary 1971 


6 .8 . R . 151, - In exercise of the powers conferred by the proviso to artide 
309 of the Constitution , the President hereby makes the following rules regulating 
the method of recruitment to the post of Deputy Adviser ( Production / Materials 
Management ) in the Bureau of Public Enterprises, Ministry of Finance, namely : 


1. Short title and commencement ( 1 ) These rules may be called the Ministry 
& Finance , Bureau of Public Enterprises , Deputy Adviser (Production /Materials 
Management) Recruitment Rules , 1970 . 


( 2 ) They shall come into force from the date of their publication in the On 
dal Gazette . 


2 . Application . These rules shall apply to the post specified in column 1 of the 
Schedule annexed hereto . 


3. Number of post, classification and scale of pay . - The number of port, the 
vansification and the scale of pay attached thereto shall be specified in columns 
2 to 4 of the said Schedule . 


4. Method of recruitment, ago Umit , quallications , etc. The method of recruit 
nent to the said post, age limit , qualifications and other matters connected there 
with shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule : 


Provided that the upper age limit specified in column of the sald Schedule 
may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castos , 
Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the general or 
ders of the Central Government issued from time to time. 


5 . Disqualifications. No person : 


( a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having 

a spouse living , or 


(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage 

with any person , 


shall be eligible for appointment to the said post ; 


Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage 
is permissible under the personal law applicable to such person and the other party 
to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person tom 
the doration of this rule . 


Sec. 3 (1)] 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30, 1971/MAGHA 10 , 1892 327 


- 


6 . Poer to relax.-- Where the Central Government is of the opinion that it is 
necessary or expedient so to do , it may , by order, for reasons to be recorded in 
writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of 
the provisions of these rules with respect to any class or category of persons / the 
posti 


32 % THD GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30, 1971 /MAGHA 10, 1892 PT 1 


SMER 


Ministry of Pinance , Bureau of Pub lic Enterprisos 


vore 2 


Name of post . 


No 
of 
posts 


Classifice - 
tion 


Scale of Pay . Whether Age for 

Selec - direct 
tion recruits . 
post or 

000 
Selec 
tion 
post . 


Educaticpal and othe 
qualificatiots re 
quired for direct 
rtcruits 


Deputy Adviser 
Production / 
Materials . 
Management ). 


I Gencral 

Central 
Service 
Class I 
Gazetted , 


Rs . 
1800 - 100 
2000 - 125 
2250 . 


Not Preferably 
applica - below 30 
able . years. 


Essential : 
U ) Second Claes 

Degree of a recog 
nised University of 

equivaleat , 
( ii) About 15 years 
practical experience 
in Materials Mana 
gement of which 
about 10 years 
should be in mana 

gerial capacity . 
(Qualifications rela 
xable at Cou 
mission s discretion 
in case of candidates 
otherwise well quali 
fied ) , 
Desirable : 
(1) Degree in Engine 

cring . 
( ii ) Experience of 
Materials Manage 
ment in the Railway 
Posts and Tele 
graphs Departmat 
of large public 
private cntcrprisco . 


Soc. 3 ( ) ) THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30, 1971 /MAGHA 10 , 1892 329 


DULB 
[Dy. Advisor ( Prol./Materials management) in the Production Division ] recruitment rules. 


Witherage Period of Method of re - In case of rectt. If a DPC Circumstances in 
9n1 : lucation - probation cruitment whe- by promotion exists , which UPSC is to 
al qualifica - if any ther by deputation what is its be consulted in 
tion prescri 

direct rectt , or transfer grades compo - making rectt . 
bed for direct 

by promotion , from which pro - sition 
recruits will 

Or by deputation / motion / deputa 
apply in the 

transfer and per- tion /transfer to be 
case of pro 

centage of vacancies made 
motees . 

to be filled by 
various methods 


10 


II 


12 


13 


Not appll- 

cable . 


2 years . 


By transfer on Transfer on Not 
deputation (in deputation ( inclu - Applicable 
cluding short - ding short- term 
term contract) contract). 
falling which 
by direct recru 
itment . 


As required under 
the Union Public 
Service Commis 
sion (Excmption 
from Consultation ) 
Regulations, 1958. 


Officers belonging to Engi 
• Acoring Services/Depart 

ments of Central Govern 
ment/ State Governments 
or to Public Bodics/ Enter 
prises ( including Indus 
trial Management Pool) 
drawing a basic pay of 
not less than Rs. 1600 / 
per month and having 
about 15 years experience 
of which at least 10 years 

should be in Materials 
Manegemeat. 


(Period of deputatlon / Con 
tract ordinarily got cxocd 
ing 5 years ). 


8. 8 . SHARMA, Dy. Broy . 
(No. F , 24 (2 ) / 70 -BPE / Adm . ] 


330 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30, 1971 / MAGHA 10, 1892 [ PART II -- 


बित मंत्रालय 


सरकारी उद्यम कार्यालय 

नई दिल्ली , 14 जनवरी 1871 
सा० का नि० 151. - - संविधान के अनुछेद 309 के उपबंधों arरा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय के सरकारी उपम कार्यालय में उप - सलाहकार 
( उत्पादन सामग्री प्रबन्ध ) के पद पर भर्ती के तरीके को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित नियम 
बनाये हैं , अर्थात् - - 


___ 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ . -- ( 1) ये नियम विस मंत्रालय सरकारी उद्यम कार्यालय 
उप -सलाहकार ( उत्पादन सामग्री प्रबन्ध ) भर्ती नियमावली , 1970 कहे जायेंग । 


( 2 ) ये नियम उनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे । 


2. प्रयुक्ति .- -ये नियम इस अधिसूचना से अनुबय अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्विष्ट पद पर 
लागू होंगे । 


3. पदों की संख्या , वर्गीकरण और पतनमान : -- पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उससे 
सम्बन्धित वेतनमान यहीं होगें जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट किया गया है । 


4. मी का तरीका , प्रायु सीमा, महताएं मावि ..- - उक्त पद पर भर्ती का तरीका, माय - सीमा , 
अर्हताएं तथा उससे सम्बन्धित अन्य बातें वही होंगी जैसी कि उक्त अनसूची के स्सम्म 5 से 13 में 
निर्विष्ट की गयी हैं 


बशर्ते कि उफ्त मनुसूची के स्तम्भ 6 में निर्दिष्ट ऊपरी प्रायु सीमा के बारे में केन्द्रीय सरकार 
पारा समय -समय पर जारी किये गये सामान्य प्रदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित प्राविम 
जाति तथा अन्य विशेष वर्गों के यक्तियों के मामले में छट वीजा पकेगी । 


5 - माईताएं: - - कोई भी व्यक्ति --- 


( क ) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी अथवा संविधागत विवाह किया हो जिसका जीवन साथी 

जीवित हो , अथवा 


( ख) जिसने एक जीवन -साथी के जीवित रहते किसी दूसरे व्यक्ति से शादी अथवा संविदागत 

विवाह किया हो , 


उपस पद पर नियमित का पान नहीं होगा । 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और शादी की सर 
पार्टी पर लागू होने वाले व्यक्तिगत नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार की शादी की अनमति दी जा सकती 
और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है 


SEC. 3 (i ) ] THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 30 , 1971 / MAGHA 10 , 1892 331 


___ 6. घट देने की शक्ति .- --जिस मामले में केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि इस नियमावली 
के किन्ही उपबंधों में किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों / पवो के सम्बंध में छूट देना प्रावश्यक अथवा 
इष्टकर है, वहां उसके लिए वह कारणों का लिखित रूप से अभिलेख करके संघ लोक सेवा प्रायोग के 
पर मर्श से छट दे सकती है । 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30 , 1971/MAGHA 10 , 1892 [PART FI 


अनुसूची 

वित्त मंत्रालय , सरकारी उपम कार्यालय के उत्पादन 


पदका पवों की वर्गीकरण वेतनमान 
नाम संख्या 


सलेक्सन सीधी भर्ती सीधी भर्ती वालों के लिये आवश्यक 
(प्रवरण ) वालों के शैक्षिक एंव अन्य महताए 
पद अथवा लिये पाय 
सलेक्सन 
भित्र पद 


___ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


. 


उप - एक 
सलाहकार 
( उत्पादन 
सामग्री 
प्रबन्ध ) 


सामान्य 1800 - 100 लागू 
केन्द्रीय - 2000 -- नहीं 
सेवा , 125 - 2250 होता 
श्रेणी - 1 रुपये 
राजपत्रित 


50 वर्ष अनिवार्य 
से कम ( i ) किसी मान्यता प्राप्त विश्व 
प्रायु वालों . विद्यालय अथवा उसके 

को समकक्ष में वितीय श्रेणी में 
प्राथमिकता डिग्री । 


( ii ) सामग्री प्रबन्ध का लगभग 

16 वर्ष का व्यवाहारिक अनु 
भव जिसमें से लगभग 10 वर्ष 
का प्रबंधकीय पद का अनुभव 
होना चाहिए । 


( अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के 
मामले में प्रायोग यदि चाहे तो 
योग्यता सम्बन्धी शर्तों को 
शिथिल कर सकता है ) 


पाचनीय 


( i) इंजीनियरी में डिग्री । 


Sec. 3 ( 1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30 , 1971/MAGHA 10 , 1892 393 


प्रभाग में उप -सलाहकार उत्पावन सामग्री प्रबन्ध ) भर्ती नियमावली 


...... - -- - 


क्या सीधी . परिवीक्षा भर्ती का तरीका - पदोन्नति प्रतिनियक्ति स्था - यदि कोई परिस्थितिया 
भर्ती वालों के की अवधि सीधी भर्ती द्वारा नान्तरण द्वारा भर्ती किये जाने विभागीय जिनमें भर्ती 
लिये निर्धा. यदि कोई अथवा पदोन्नति की स्थिति में उन संवर्गों का पदोनति करते समय 
रित माय और होतो वारा अथवा उल्लेख जिन से पदोन्नति समिति संघ लोक 
शक्षिका मह 

प्रतिनियुक्ति । प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण विद्यमान सेवा आयोग 
ताएं पदोन्नति स्थानान्तरण किया जाना है । 

है , तो से परामर्श 
वारा भर्ती वारा पोर विभिन्न 

उसका किया जामा 
किये जाने सरीकों द्वारा 

गठन है । 
वाले व्यक्तियों भरे जाने वाले 

क्या है । 
पर भी लागू होंगी रिक्त पदों को 

प्रतिशतता 


89 . 10 


12 


13 


लागू नहीं 


होता 


दो वर्ष प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति पर स्थाना तरण लागू नाह । जसा कि संब 

स्थानान्तरण द्वारा ( पम्पावधिक संविदा सहित ) होता लोक सेवा 
और ऐसा सम्भव इंजीनियरी सेवाओं /विभाग प्रायोग 
( अल्पाधिक संविदा राज्य सरकारों अथवा सार्वजनिक (परामर्श से 
सहित न होने पर निकायों / उद्यमों ( प्रौद्यो 

छूट ) विमि 
सीधीभावारा । गिक प्रबन्ध पल सहित ) के यमावली 
प्रधिकारी जो 1600 

1958 के 
रुपये प्रतिमास से कम मूल 

प्रधीन ) 
बेतन न ले रहे हो और 

पावश्यक है । 
जिनको लगभग 15 वर्ष का 
अनुभव हो जिसमें कम से 
फम 10 वर्ष का सामग्री 
प्रबन्ध का अनुभव होम 
साहिए । 
( प्रतिनियुक्ति /संविदा की 
भवधि साधारणतया 5 वर्ष 
से अधिक महीं ) 


334 


THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 30 , 1971/ MAGHA 10 , 1892 [PART II 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


- 


- 


( i ) रेलवे , गफ-सार अथवा 
किसी बड़े सरकारी / . . 
गर-सरकारी उपम में सामग्री 
प्रवन्ध का अनुभव । 


SEC . 3 (1)] 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 30 , 1971/MAGHA 10 , 1892 335 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


[सं० एफ० 24 (2)/ 70 -बी०पी०६० / ऐडमिनिस्ट्रेशन .] 

एस० एस० शमा, उप -सचिव । 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THD MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI , 1971 


